NFO 
सत्यमेव जयते 


GOVT 
. OF 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 172-2021 / Ext . ] CHANDIGARH , FRIDAY , OCTOBER 22 , 2021 ( ASVINA 30 , 1943 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 22 अक्तूबर , 2021 
संख्या 12 / 20 / 2021-2पी ० एच०.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि की 
सरकार द्वारा लोकहित में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् फिरोजपुर झिरका तथा नगीना खण्ड के 80 गांवों में पेयजल आपूर्ति 
योजना में बढ़ौतरी , गांव अटबा में यमुना मैदान में रैनीवैल का निर्माण करने हेतू भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि का 
अधिकार अर्जन करना आवश्यक है । 

इसलिए , अब , हरियाणा भूमिगत पाईपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 2008 ( 2008 का 31 ) , 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , नीचे विशिष्टियों में 
वर्णित भूमि पर उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का आशय घोषित करते हैं । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इस समय , इस कार्य में लगे हुए 
अधिकारी ( डी ० आर ० ओ ० ) को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उक्त 
अधिनियम की उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए , इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

नीचे वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , जिसे भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस 
परिक्षेत्र में प्रचार , जो भी बाद में हो , से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी , पलवल के सम्मुख लिखित 
रूप में आक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों तथा सभी अन्य ब्यौरों का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , पलवल तथा 
कार्यकारी अभियंता , जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल संख्या 1 , नूंह के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता 


, 


. 


( 3651 ) 


3652 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 22 , 2021 ( ASVN . 30 , 1943 SAKA ) 


विशिष्टियां 


गांव 


: 


सुलतानपुर 


तहसील 


: 


पलवल 


जिला 


: 


पलवल 


कुल क्षेत्रफल 


: 


01 कनाल 13 मरला 


गांव 


हदबस्त संख्या 


मुस्तील संख्या 


खसरा संख्या 


भूमि क्षेत्रफल 


कनाल 


मरला 


सुलतानपुर 


147 


11 


22 मिन 


0 


11 


23 मिन 


0 


11 


24/1 मिन 


0 


01 


24/2 मिन 


0 


10 


कुल क्षेत्रफल 


01 


13 


देवेन्द्र सिंह , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 


Notification 


The 22nd October , 2021 


No. 12 / 20 / 2021-2PH.- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is 
needed by the Government at Public expenses , for a public purpose i.e. “ augmentation of drinking water supply 
scheme in 80 villages of Firozepur Jhirka and Nagina Block , construction of Ranney Well in Yamuna Plain at village 
Atba " and it is necessary to acquire the rights of the land for laying of underground pipeline . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Haryana 
Underground pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 2008 ( 31 of 2008 ) , the Governor of Haryana 
hereby declares its intention to acquire the right of user over the land described in the specifications below . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officer ( DRO ) for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen , to enter upon and 
survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section of the Act . 

Any person interested in the land described below , who has any objection regarding the acquisition of the right 
of user for laying of underground pipeline , may , within a period of twenty - one days from the publication of this 
notification in the Official Gazette or in two daily news papers circulating in the locality or publicity in the locality , 
whichever is later , file objections , if any , in writing before the District Revenue Officer , Palwal . 

The Plans of the land and other details may be inspected in the offices of the District Revenue Officer- cum 
Land Acquisition Collector , Palwal and Executive Engineer , Public Health Engineering Division No.1 Nuh on any 
working day . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 22 , 2021 ( ASVN . 30 , 1943 SAKA ) 


3653 


> 


SPECIFICATIONS 


Village 


: 


Sultanpur 


Tehsil 


: 


Palwal 


District 


: 


Palwal 


Total area 


: 


01 Kanal 13 Marla 


Village 


Hadbast No. 


Mustil No. 


Khasra No. 


Area of Land 


Kanal 


Marla 


Sultanpur 


147 


11 


22 Min 


0 


11 


23 Min 


0 


11 


24/1 Min 


0 


01 


24/2 Min 


0 


10 


Total area 


01 


13 


DEVENDER SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government , Haryana , 

Public Health Engineering Department . 


9356 – C.S. - H.G.P . Pkl . 


